रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यापन करते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग I - खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बुधवार , मई 9, 2012 / वैशाख 19 , 1934 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MAY 9, 2012/ VAISAKHA 19, 1934 


सं. 203 ] 
No. 203]] 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना . 

नई दिल्ली , 9 मई, 2012 
सा . का .नि . 348( अ)... केन्द्रीय सरकार , सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 ( 2007 का 53 ) की धारा 155 की उप - धारा ( 1 ) और 
उप - धारा ( 2 ) के खंड ( क ) और खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र सीमा बल योद्धक चिकित्सा काडर 
( अ - व्यावसायिक ) समूह ग पद भर्ती नियम , 2008 को जहाँ तक उनका संबंध उप -निरीक्षक (चिकित्सा ) ; सहायक उप -निरीक्षक ( चिकित्सा ) 

और हैड कांस्टेबल ( चिकित्सा ) पदों से है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप 
किया गया है , गृह मंत्रालय , सशस्त्र सीमा बल में समूह ख और समूह ग योद्धक चिकित्सा काडर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
.. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम . सशस्त्र सीमा बल योद्धक चिकित्सा काडर ( अ-व्यावसायिक ) 
समूह ख और समूह ग पद भर्ती नियम , 2012 है | 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
... . . .. 2. लागू होना. ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे । 

3. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान . - उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उनके वेतन 
बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ (4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

. . 4. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं आदि . उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य . 

बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
. .. . 5. निरर्हता. - वह व्यक्ति , 
. . ( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या :: . ... . . . . . .. 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता, — इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप - 1 में 
हैं , इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे । 

. स्पष्टीकरण : इस नियमों के प्रयोजन के लिए, " शेप -1 " यथा निम्नवत् परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है : 
1668 G / 2012 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . . 


[ PART II - SEC . 3(1 ] 


- 


(i) कोड अक्षर शेप ( एस . एच. ए. पी .ई .), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं , द्वारा उपदर्शित 
किए गए घटकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया 
गया चिकित्सा वर्गीकरण: 


- 


Entus 


मनोवैज्ञानिक 
श्रवण शक्ति 
उपांग ( अपैन्डेजेस ) 
शारीरिक क्षमता 
दृष्टि शक्ति 


(ii) प्रत्येक घटक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 
5 द्वारा गिरती कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुये दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात अंकलिखे जाएंगे सिवाय 
उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी- 1 में हैं , वहाँ उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1 पी1ई1, लिखने के बजाय 
शेप- 1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है : 


( क ) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त । 


( ख ) सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनो कानों या आँखों की 
श्रवण शक्ति /दृष्टि की तीक्ष्णता की मॉग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं , पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और 
नियोजनीयता के क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं । 


( ग ) "एस " घटक को छोड़कर , नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान ( 2700 मीटर से 
अधिक ) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और लम्बे समानुदेशन के लिये नियोजनीयता की 
परिसीमाएं हो सकती हैं । 


( घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य । 


( ड) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य । 


7 . अधिवर्षिता .- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के जिससे वह 
सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायेगाः 


परन्तु यह है कि वह व्यक्ति जिसके जन्म के तारीख किसी माह की पहली तारीख है, वह सत्तावन वर्ष की 
आय प्राप्त पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा । 


8. सेवा का दायित्व. - इन नियमों के अधीन पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी 
सेवा करने के लिये दायी होगा और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे सौंपे जाएं । 


9 . शिथिल करने की शक्ति .- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन 
है , वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत आदेश द्धारा शिथिल कर सकेगी । 


10. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव 
नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


[ भाग II – खण्ड 3(i) ] 


पदकानाम 


पदोंकीसंख्या 


वर्गीकरण 


- . 


- 


वेतनबैंडऔरग्रेडचयन वेतनयावेतनमानअचयनपद 


. 


. 


. 


. 


अथवासीधेभर्तीकिएजानेसीधेभर्तीकिएजाने 

वालेव्यक्तियोंकेलिएवालेव्यक्तियोंकेलिए आयुसीमाअपेक्षितशैक्षिकऔर 

अन्यअहर्ताएं (6) लागूनहींहोतालागूनहींहोता 


- 


- 


- 


(चिकित्सा 


. . 


(2) उप-निरीक्षक:26*(2012)साधारणकेन्द्रीयसेवा,वेतनबैंड-2; 

चयन *कार्यभारकेआधारसमूह ख ,अराजपत्रित,9300-34800रू.+ग्रेड, परपरिवर्तनकियाजा(अननुसचिवीय)योद्वक।वेतन4200रू. सकताहै। 


- 


. . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- .. 


- . . - 


. 


- - . . 


(13) 


सीधेभर्तीकिएजानेपरिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धतिःभर्तीसीधेप्रोन्नतियाप्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वाराभीयदिविभागीयप्रोन्नतिसमितिभर्तीकरनेमेंकिन 
वाले 
व्यक्तियों 
के 
अवधि 
यदि 
होगी 
या 
प्रोन्नति 
द्वारा 
या 
की 
दशा 
में 
वे 
श्रेणियां 
जिनसे 
प्रोन्नति 
या 
है 
तो 
उसकी 
संरचना 
परिस्थितियों 
में 
संघ 
लिए 
विहित 
आयु 
कोई 
हो 
प्रतिनियुक्त 
/ 
आमेलन 
द्वारा 
प्रतिनियुक्ति 
या 
आमेलन 
किया 
जाएगा 

लोक 
सेवा 
आयोग 
से 
और 
शैक्षिक 
अर्हताएंतथाविभिन्नपद्धतियों 

परामर्श 
किया 
जाएगा 
प्रोन्नत 
व्यक्तियों 
की 

द्वाराभरीजानेवाले 
दशा 
में 
लागू 
होंगी 

रिक्तियों 
की 
प्रतिशतता 
या 
नहीं (8)(10) (11) 

(12) 
लागू 
नहीं 
होता दोवर्ष 
1100 
प्रतिशत 
प्रोन्नति 
द्वारा 
प्रोन्नति 
द्वाराः 
सशस्त्र 
सीमा 
बल 
के 
ऐसे 
विभागीय 
प्रोन्नति 
समिति 
लागू 
नहीं 
होता 

जिसके 
न 
हो 
सकने 
पर 
सहायक 
उप 
- 
निरीक्षक 
( 
चिकित्सा 
) 
जिन्होंने 
छह 
निम्नलिखित 
से 
मिलकर प्रतिनियुक्तियावर्षउसश्रेणीमेंनियमितसेवाकीहैवजोबनेगी: 
पुनर्नियोजन 
द्वारा 
महानिदेशक 
, 
सशस्त्र 
सीमा 
बल 
द्वारा 
यथा 
विहित 
प्रोन्नति 
पाठ्यक्रम 
में 
अर्हता 
प्राप्त 
है 
। 
1 
. 
उप 
महानिरीक्षक 
, 
सशस्त्र 

| 
सीमा 
बल 
टिप्पण 
- 
1 
: 
जहां 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
के 

: 
अध्यक्ष 
संबंध 
में 
, 
जिन्होंने 
अपनी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पूरी 
कर 
ली 
है 
. 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
विचार 
2 
. 
कमाण्डेंट 
, 
सशस्त्र 
सीमा 
बल कियाजारहाहोजहांउनसेज्येष्ठव्यक्तियों केसंबंधमेंभीविचारकियाजाएगापरन्तुयह 
तब 
जब 
कि 
उनके 
द्वारा 
की 
गई 
ऐसी 
अर्हक 
या 
| 
4 
. 
कमाण्डेंट 
या 
सेकेण्ड 
- 
इन पात्रतासेवा,अपेक्षितअर्हकयापात्रतासेवाकेकमान(चिकित्सा),सशस्त्र 
आधे 
से 
अधिक 
से 
या 
दो 
वर्ष 
से 
, 
इनमें 
से 
जो 
| 
सीमा 
बल भीकमहो,कमनहोऔरउन्होंनेअपनेऐसे| 

:सदस्य कनिष्ठव्यक्तियोंसहित,जिन्होंनेऐसीअर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पहले 
ही 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
अगली उच्चतरश्रेणीमेंप्रोन्नतिकेलिएअपनी 
परिवीक्षा 
की 
अवधि 
सफलतापूर्वक 
पूरी 
कर 
ली हो। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


:सदस्य 


(PART II SEC . 3 (1)] 


(8) 


(9) 


(10) 


(12) 


(13) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


-- 


7-7||108972 


(11) टिप्पण-2:प्रोन्नतिकेप्रयोजनकेलिएन्यूनतमअर्हकसेवाकी संगणनामेंकिसीअधिकारीद्वारा1जनवरी,2006सेपहलेयाउस तारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशोंपर आधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै, नियमितआधारपरकीगयीसेवाको,सिवायउसदशाकेजहाँ |एकसेअधिकपूर्वपुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेडवेतनया वेतनमानसहितएकश्रेणीमेंविलयहोगयाहैऔरवहाँयहलाभ केवलउस.पद(उनपदों)परविस्तारितहोगाजिसकेलिएग्रेडवेतन यावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनकासाधारणप्रतिस्थापनग्रेडहै वेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेड |वेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझीजाएगी। 


_. .-. . . . --- ----_ 


प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीयसरकारयाराज्यसरकारोंयासंघराज्यक्षेत्रोंकेपुलिस संगठनोकेऐसेअधिकारी: 


___ ---- -- - - --- ._ 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


____ 


(क)(i)जोनियमितआधारपरमूलकाडरयाविभागमेंसदृश पदधारणकिएहुएहैं;या (i)जिन्होनेसहायकउप-निरीक्षक(चिकित्सा)केरैंकमेंया समतुल्यपदपरउसश्रेणीमेंछहवर्षसेअन्यूननियमितसेवाकी हैयामूलकाडरयाविभागमेंजोव्यक्तिउक्तपदपरनियुक्तिके लिएपात्रहो;और (ख)जोनिम्नलिखितशैक्षिकअर्हताएंऔरअनुभवरखतेहैं: (i)किसीमान्यताप्राप्तबोर्डयासंस्थानसेकक्षादसउत्तीर्ण:या (ii)घावोंकेप्राथमिकउपचारऔरमरहमपट्टीकाज्ञानयादार्यया !आयाकेकार्यकाज्ञानहो। 


______ 


- 


- 


| 
( 
8 
) 


( 
9 
) 


( 
13 
) 


( 
10 
) 
। 

_ 
_ 
( 
12 
) 
टिप्पण 
- 
1 
: 
पोषक 
प्रवर्ग 
के 
ऐसे 
विभागीय 
अधिकारी 
जो 
प्रोन्नति 
की 
सीधी 
पंक्ति 
में 
हैं 
प्रतिनियुक्ति 
पर 
नियुक्ति 
के 
लिए 
विचार 
किए 
जाने 
के 
पात्र 
नहीं 
होंगे 
। 
इसी 
प्रकार 
प्रतिनियुक्त 
व्यक्ति 
प्रोन्नति 
द्वारा 
नियुक्ति 
के 
लिए 
विचार 
किए 
जाने 
के 
पात्र 
नहीं 
होगा 
। 


टिप्पण 
- 
2 
: 
प्रतिनियुक्ति 
की 
अवधि 
, 
जिसके 
अंतर्गत 
केन्द्रीय 
सरकार 
के 
उसी 
या 
किसी 
अन्य 
संगठन 
या 
विभाग 
में 
इस 
नियुक्ति 
से 
ठीक 
पहले 
धारित 
किसी 
अन्य 
काडर 
बाहय 
पद 
पर 
प्रतिनियुक्ति 
की 
अवधि 
है 
, 
साधारणतयाः 
तीन 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 
होगी 
। 


टिप्पण 
- 
3 
: 
प्रतिनियुक्ति 
पर 
नियुक्ति 
के 
लिये 
अधिकतम 
आयु 
- 
सीमा 
आवेदन 
प्राप्त 
करने 
की 
अंतिम 
तारीख 
को 
बावन 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 
होगी 
। 


टिप्पण 
- 
4 
: 
प्रतिनियुक्ति 
या 
आमेलन 
के 
आधार 
पर 
नियुक्ति 
के 
प्रयोजन 
के 
लिए 
किसी 
अधिकारी 
द्वारा 
1 
जनवरी 
, 
2006 
से 
पहले 
या 
उस 
तारीख 
से 
जिससे 
छठे 
केन्द्रीय 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
पुनरीक्षित 
वेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
है 
, 
नियमित 
आधार 
पर 
की 
गयी 
सेवा 
को 
, 
सिवाय 
उस 
दशा 
के 
जहाँ 
एक 
से 
अधिक 
पूर्व 
- 
पुनरीक्षित 
वेतनमान 
का 
साधारण 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
सहित 
एक 
श्रेणी 
में 
विलय 
हो 
गया 
है 
और 
वहाँ 
यह 
लाभ 
केवल 
उस 
पद 
( 
उन 
पदों 
) 
पर 
विस्तारित 
होगा 
, 
जिसके 
लिए 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
बिना 
किसी 
उन्नयन 
का 
साधारण 
प्रतिस्थापन 
ग्रेड 
है 
, 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
विस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
पर 
की 
गई 
सेवा 
समझी 
जाएगी 
। 


· THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


पुनर्नियोजनः सशस्त्र 
बल 
के 
ऐसे 
भूतपूर्व 
सैनिक 
का 
पुनर्नियोजन 
जो 
सहायक 
उप 
- 
निरीक्षक 
( 
चिकित्सा 
) 
रैंक 
में यासमतुल्यरैकमेंहै। 
सशस्त्र 
बल 
के 
ऐसे 
कार्मिकों 
के 
संबंध 
में 
भी 
विचार 
किया 
जाएगा 
जो 
एक 
वर्ष 
की 
अवधि 
के 
भीतर 
सेवानिवृत्त 
होने 
वाले 
हैं 
और 
जिनके 
पास 
अपेक्षित 
अनुभव 
और 
विहित 
अर्हताएं 
है 
। 
ऐसे 
व्यक्तियों 
को 
उस 
तारीख 
तक 
प्रतिनियुक्ति 
के 
निर्बधनों 
पर 
रखा 
जाएगा 
जिस 
तारीख 
से 
उन्हें 
सशस्त्र 
बल 
से 
निर्मुक्त 
किया 
जाना 
है 
, 
तत्पश्चात 
उन्हें 
पुनर्नियोजन 
पर 
बने 
रहने 
दिया 
जा 
सकता 
है 
। 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


[ भाग II 


( 
4 
) 


( 
5 
) 
अचयन 


( 
6 
) लागूनहींहोता 


( 
7 
) 
लागू 
नहीं 
होता 


( 
2 
) 
2 
. 
उप 
- 
निरीक्षक 
| 
39 
* 
( 
2012 
) 
साधारण 
केन्द्रीय 
वेतन 
बैंड 
- 
2 
; 
( 
चिकित्सा 
) 

कार्यभार 
के 
सेवा 
, 
समूह 

ग 

, 
5200 
- 
20200 
रू 
. 
+ 
ग्रेड 
वेतन 

आधार 
पर 
परिवर्तन 
अराजपत्रित 
, 
2800 
रू 
. 
किया 
जा 
सकता 
है 
। 
( 
अननुसचिवीय 
) 

| 
योद्वक 
. 


खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


.. 


8. 


_ 
_ 
_ 
( 
8 
) 
( 
9 
) !(10) 

( 
11 
) 

( 
12 
) 

( 
13 
) लागूनहीं|लागूनहीं100प्रतिशतप्रोन्नतिद्वाराःसशस्त्रसीमाबलकेऐसेहैडकांस्टेबल|विभागीयप्रोन्नतिसमितिलागूनहींहोता 
होताहोताप्रोन्नतिद्वारा(चिकित्सा),जिन्होंनेपाँचवर्षउसश्रेणीमेंनियमितसेवाकीहैनिम्नलिखितसेमिलकरबनेगी: 

जिसके 
न 
हो 
| 
व 
जो 
महानिदेशक 
, 
सशस्त्र 
सीमा 
बल 
द्वारा 
यथा 
विहित 
प्रोन्नति 
सकने 
पर 
पाठ्यक्रम 
में 
अर्हता 
प्राप्त 
है 
। 

1 
. 
उप 
महानिरीक्षक 
, 
सशस्त्र 
प्रतिनियुक्ति 
या 

| 
सीमा 
बल 
पुनर्नियोजन 
द्वारा 
टिप्पण 
- 
1 
: 
जहां 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
, 
जिन्होंने 

:अध्यक्ष 
अपनी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
विचार 
किया 
जा 
रहा 
हो 
जहां 
उनसे 
ज्येष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
2 
. 
कमाण्डेट 
, 
सशस्त्र 
सीमा 
बल 
भी 
विचार 
किया 
जाएगा 
परन्तु 
यह 
तब 
जब 
कि 
उनके 
द्वारा 
की 
गई 

: 
सदस्य 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
, 
अपेक्षित 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
के 
आधे 
से 
अधिक 
से 
या 
दो 
वर्ष 
से 
, 
इनमें 
से 
जो 
भी 
कम 
हो 
, 
कम 
न 
4 
. 
कमाण्डेंट 
या 
सेकेण्ड 
- 
इन 
हो 
और 
उन्होंने 
अपने 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
सहित 
, 
जिन्होंने 
कमान 
( 
चिकित्सा 
) 
, 
सशस्त्र 
सीमा 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पहले 
ही 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
अगली 
| 
बल 
उच्चतर 
श्रेणी 
में 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
अपनी 
परिवीक्षा 
की 
अवधि 

: 
सदस्य सफलतापूर्वकपूरीकरलीहो। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


- 


. 


टिप्पण 
- 
2 
: 
प्रोन्नति 
के 
प्रयोजन 
के 
लिए 
न्यूनतम 
अर्हक 
सेवा 
की 
संगणना 
में 
किसी 
अधिकारी 
द्वारा 
1 
जनवरी 
, 
2006 
से 
पहले 
या 
उस 
तारीख 
से 
जिससे 
छठे 
केन्द्रीय 
वेतन 
आयोग 
की 
| 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
पुनरीक्षित 
वेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
हैं 
, 
नियमित 
आधार 
पर 
की 
गयी 
सेवा 
को 
सिवाय उसदशाकेजहाँएकसेअधिकपूर्वपुनरीक्षितवेतनमानका 
साधारण 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
सहित 
एक 
श्रेणी 
में 
विलय 
हो 
| 
गया 
है 
और 
वहाँ 
यह 
लाभ 
केवल 
उस 
पद 
( 
उन 
पदों 
) 
पर 
विस्तारित 
होगा 
जिसके 
लिए 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
बिना 
किसी 
उन्नयन कासाधारणप्रतिस्थापनग्रेडहैवेतनआयोगकीसिफारिशोंपर 
आधारित 
विस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
पर 
की 
गई 
सेवा 
समझी 
जाएगी 
। 


. 


PART I - SEC . 3(i)] 


. 


____(9) 


( 
10 
) 


(12) 


(13) 


166842112 - 3 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीयसरकारयाराज्यसरकारोंयासंघराज्यक्षेत्रोंकेपुलिस संगठनोकेऐसेअधिकारीः (क)(i)जोनियमितआधारपरमूलकाडरयाविभागमेंसदृश 
पद 
धारण 
किए 
हुए 
हैं 
; 
या (ii)जिन्होनेहैडकांस्टेबल(चिकित्सा)केरैकमेंयासमतुल्य पदपरउसश्रेणीमेंपाँचवर्षसेअन्यूननियमितसेवाकीहैया मूलकाडरयाविभागमेंजोव्यक्तिउक्तपदपरनियुक्तिकेलिए अर्हहैं;और (ख)जोनिम्नलिखितशैक्षिकअर्हताएंऔरअनुभवरखतेहैं: (i)किसीमान्यताप्राप्तबोर्डयासंस्थानसेकक्षादसउत्तीर्ण;या (ii)घावोंकेप्राथमिकउपचारऔरमरहमपट्टीकाज्ञान 
या 
दायी 
या 
आया 
के 
कार्य 
का 
ज्ञान 
हो 
। 


टिप्पण-1:पोषकप्रवर्गकेऐसेविभागीयअधिकारीजोप्रोन्नति कीसीधीपंक्तिमेंहैं.प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलिएविचार किएजानेकेपात्रनहींहोंगे।इसीप्रकारप्रतिनियुक्तव्यक्ति प्रोन्नतिद्वारानियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्रनहीं होगा। 


भारत का सजपत्र : असाधारण 


टिप्पण-2:प्रतिनियुक्तिकीअवधि,जिसकेअंतर्गतकेन्द्रीय सरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठनयाविभागमेंइस नियक्तिसेठीकपहलेधारितकिसीअन्यकाडरबाह्यपदपर प्रतिनियुक्तिकीअवधिहै,साधारणतयाःतीनवर्षसेअधिक नहींहोगी। 


टिप्पण-3:प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलियेअधिकतमआयु.. सीमाआवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतारीखकोबावनवर्षसे: अधिकनहींहोगी। 


- 


. 


8 
) 


( 
12 
) 


( 
13 
) 


( 
11 
) 
टिप्पण 
- 
4 
: 
प्रतिनियुक्ति 
या 
आमेलन 
के 
आधार 
पर 
नियुक्ति 
के 
प्रयोजन 
के 
लिए 
किसी 
अधिकारी 
द्वारा 
1 
जनवरी 
, 
2006 
से 
पहले याउसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकी 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
पुनरीक्षित 
वेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
है 
, 
नियमित 
आधार 
पर 
की 
गयी 
सेवा 
को 
, 
सिवाय 
उस 
दशा 
के 
जहाँ 
एक 
से 
अधिक 
पूर्व 
- 
पुनरीक्षित 
वेतनमान 
का साधारणग्रेडवेतनयावेतनमानसहितएकश्रेणीमेंविलयहो 
गया 
है 
और 
वहाँ 
यह 
लाभ 
केवल 
उस 
पद 
( 
उन 
पदों 
) 
पर 
विस्तारित होगा,जिसकेलिएग्रेड 
वेतनया 
वेतनमानबिना 
किसी 
उन्नयन 
का 
साधारण 
प्रतिस्थापन 
ग्रेड 
हैं 
, 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
विस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
पर 
की 
गई 
सेवा 
समझी 
जाएगी 
। 


पुनर्नियोजनः सशस्त्रबलकेऐसेभूतपूर्वसैनिककापुनर्नियोजनजो 
सहायक 
हैड 
कांस्टेबल 
( 
चिकित्सा 
) 
रैंक 
में 
या 
समतुल्य 
रैंक 
में 
हैं 
। सशस्त्रबलकेऐसेकार्मिकोंकेसंबंधमेंभीविचारकिया 
जाएगा 
जो 
एक 
वर्ष 
की 
अवधि 
के 
भीतर 
सेवानिवृत्त 
होने 
वाले 
हैं 
और 
जिनके 
पास 
अपेक्षित 
अनुभव 
और 
विहित 
अर्हताएं 
है 
। 
ऐसे 
व्यक्तियों 
को 
उस 
तारीख 
तक 
प्रतिनियुक्ति 
के 
निर्बधनों 
पर 
रखा 
जाएगा 
जिस 
तारीख 
से 
उन्हें 
सशस्त्र 
बल 
से 
निर्मुक्त 
किया 
जाना 
है 
, 
तत्पश्चात 
उन्हें 
पुनर्नियोजन 
पर 
बने 
रहने 
दिया 
जा 
सकता 
हैं 
। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ... 


.. . . [ PART II -- SEC. 3(1)] 


.. . 


(3) 


(5) 


( 
6 
) लागूनहींहोता 


_ 
_ 


( 
/ 
) लागूनहींहोता 


[ भाग II – खण्ड 36 ] 


अचयन 


3.हैडकांस्टेबल88*(2012)साधारणकेन्द्रीयसेवा,वेतनबैंड-2; (चिकित्सा)| कार्यभारकेसमूह ग ,अराजपत्रित,|5200-20200रू.+ 

आधारपर(अननुसचिवीय)योद्वकग्रेडवेतन2400रू. परिवर्तनकिया जासकताहै 


। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(13) 


- 


( 
8 
) 
( 
9 
) 
। 
( 
10 
) 

( 
11 
) 

( 
12 
) 
लागू 
नहीं 
लागू 
नहीं 
100 
प्रतिशत 
प्रोन्नति 
द्वाराः 
सशस्त्र 
सीमा 
बल 
के 
ऐसे 
हैड 
कांस्टेबल 
| 
विभागीय 
प्रोन्नति 
समिति 
| 
लाग 
नहीं 
होता होताहोता 
प्रोन्नति 
द्वारा 
( 
चिकित्सा 
) 
और 
कांस्टेबल 
( 
नर्सिग 
अर्दली 
) 
जिन्होनें 
वेतन 
बैंड 
- 
1 
निम्नलिखित 
से 
मिलकर 
बनेगी 
: 

जिसके 
न 
हो 
| 
5200 
- 
20200 
रू 
. 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
2000 
रू 
. 
में 
पाँच 
वर्ष 
उस 
श्रेणी 
में 
सकने 
पर 
नियमित 
सेवा 
की 
है 
व 
जो 
महानिदेशक 
, 
सशस्त्र 
सीमा 
बल 
द्वारा 
1 
. 
कमाण्डेंट 
, 
सशस्त्र 
सीमा 
बल 
प्रतिनियुक्ति 
या 
यथा 
विहित 
प्रोन्नति 
पाठ्यक्रम 
में 
अर्हता 
प्राप्त 
है 
। 

: 
अध्यक्ष 
पुनर्नियोजन 
द्वारा 

जहाँ 
ऐसे 
कांस्टेबल 
( 
चिकित्सा 
) 
और 
कांस्टेबल 
( 
नर्सिग 
2 
. 
कमाण्डेंट 
या 
सेकेण्ड 
- 
इस 
. 
अर्दली 
) 
जो 
01 
जनवरी 
2006 
से 
पूर्व 
नियुक्त 
किये 
गये 
है 
कमान 
( 
चिकित्सा 
) 
, 
सशस्त्र 
सीमा 
प्रोन्नति 
के 
लिये 
विचार 
किया 
जा 
रहा 
हो 
कांस्टेबल 
( 
चिकित्सा 
) 
| 
बल 
को 
कांस्टेबल 
( 
नर्सिग 
अर्दली 
) 
से 
ज्येष्ट 
के 
रुप 
में 
विचार 
किया 

: 
सदस्य 
जाएगा 
| 
01 
जनवरी 
2006 
के 
पश्चात 
कांस्टेबल 
( 
चिकित्सा 
) 
और 
कांस्टेबल 
( 
नर्सिग 
अर्दली 
) 
को 
उनकी 
सामान्य 
ज्येष्टता 
के 
आधार 
4 
. 
सहायक 
कमाण्डेंट 
, 
सशस्त्र 
पर 
विचार 
किया 
जाएगा 
। 

सीमा 
बल 

: 
सदस्य 
टिप्पण 
- 
1 
: 
जहां 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
, 
जिन्होंने 
अपनी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
विचार 
किया 
जा 
रहा 
हो 
जहां 
उनसे 
ज्येष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
भी 
विचार 
किया 
जाएगा 
परन्तु 
यह 
तब 
जब 
कि 
उनके 
द्वारा 
की 
गई 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
, 
अपेक्षित 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
के 
आधे 
से 
अधिक 
से 
या 
दो 
वर्ष 
से 
, 
इनमें 
से 
जो 
भी 
कम 
हो 
, 
कम 
न 
हो 
और 
उन्होंने 
अपने 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
सहित 
, 
जिन्होंने 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पहले 
ही 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
अगली 
उच्चतर 
श्रेणी 
में 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
अपनी 
परिवीक्षा 
की 
अवधि 
सफलतापूर्वक 
पूरी 
कर 
ली 
हो 
। 
। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


. 


[ PART IL - SEC . 3(1 ] 


____(8) 


(9) 


(10) 


( 
13 
) 


4-711108990 


[ भाग Il - खण्ड 3(i) ] 


(11) टिप्पण-2:प्रोन्नतिकेप्रयोजनकेलिएन्यूनतमअर्हकसेवाकी संगणनामेंकिसीअधिकारीद्वारा1जनवरी,2006सेपहलेयाउस तारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशोंपर आधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,नियमित आधारपरकीगयीसेवाको,सिवायउसदशाकेजहाँएकसेअधिक पूर्वपुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेडवेतनयावेतनमानसहित एकश्रेणीमेंविलयहोगयाहैऔरवहाँयहलाभकेवलउसपद(उन पदों).परविस्तारितहोगाजिसकेलिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिना किसीउन्नयनकासाधारणप्रतिस्थापनग्रेडहैंवेतनआयोगकी सिफारिशोंपरआधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमान| परकीगईसेवासमझीजाएगी। 


भारत का राजपत्र : असाधारण . 


प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीयसरकारयाराज्यसरकारोंयासंघराज्यक्षेत्रोंकेपुलिस संगठनोकेऐसेअधिकारी: (क)(i)जोनियमितआधारपरमूलकाडरयाविभागमेंसदृशपद धारणकिएहुएहैं;या (ii)जिन्होनेकांस्टेबल(चिकित्सा)याकांस्टेबल(नर्सिगअर्दली)के रैंकमेंयासमतुल्यपदपरउसश्रेणीमेंछहवर्षसेअन्यूननियमित सेवाकीहैयामूलकाडरयाविभागमेंजोव्यक्तिउक्तपदपर नियुक्तिकेलिएअर्हहै;और (ख)जोनिम्नलिखितशैक्षिकअर्हताएंऔरअनुभवरखतेहैं: (i)किसीमान्यताप्राप्तबोर्डयासंस्थानसेकक्षादसउत्तीर्णःया (ii)घावोंकेप्राथमिकउपचारऔरमरहमपट्टीज्ञानयादायीया आयाकेकार्यकाज्ञानहो। 


" 


जार 


14 


_(8) 


(9) 


(10). 


(12) 


(13) 


. . . . . 


(11) टिप्पण-1:पोषकप्रवर्गकेऐसेविभागीयअधिकारीजोप्रोन्नतिकीसीधी पंक्तिमेंहैं,प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्र नहींहोंगे।इसीप्रकारप्रतिनियुक्तव्यक्तिप्रोन्नतिद्वारानियुक्तिकेलिए विचारकिएजानेकेपात्रनहींहोगा। 


टिप्पण-2:प्रतिनियुक्तिकीअवधि,जिसकेअंतर्गतकेन्द्रीयसरकारके उसीयाकिसीअन्यसंगठनयाविभागमेंइसनियुक्तिसेठीकपहले धारितकिसीअन्यकाडरबाह्यपदपरप्रतिनियुक्तिकीअवधिहै, साधारणतयाःतीनवर्षसेअधिकनहींहोगी। 


टिप्पण-3:प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलियेअधिकतमआयु-सीमा आवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतारीखकोबावनवर्षसेअधिकनहींहोगी। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


टिप्पण-4:प्रतिनियुक्तियाआमेलनकेआधारपरनियुक्तिकेप्रयोजन! केलिएकिसीअधिकारीद्वारा1जनवरी,2006सेपहलेयाउसतारीख सेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशों.परआधारित पुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,नियमितआधारपर कीगयीसेवाको,सिवायउसदशाकेजहाँएकसेअधिकपूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानकासाधारणग्रेडवेतनयावेतनमानसहितएकश्रेणीमेंविलय होगयाहैऔरवहाँयहलाभकेवलउसपद(उनपदों)परविस्तारित होगा,जिसकेलिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनका साधारणप्रतिस्थापनग्रेडहै,वेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारित विस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझी जाएगी। 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


_ 
_ 
_ 
( 
8 
) 


( 
9 
) 


( 
10 
) 


(12) 


(13) 


(11) पुनर्नियोजनः सशस्त्रबलकेऐसेभूतपूर्वसैनिककापुनर्नियोजनजोकांस्टेबल| (चिकित्सा)याकांस्टेबल(नर्सिगअर्दली)रैंकमेंयासमतुल्यरैंकमेंहै। 


[ भाग II – खण्ड 3(i)] 


सशस्त्रबलकेऐसेकार्मिकोंकेसंबंधमेंभीविचारकियाजाएगाजो एकवर्षकीअवधिकेभीतरसेवानिवृत्तहोनेवालेहैंऔरजिनकेपास अपेक्षितअनुभवऔरविहितअर्हताएंहै।ऐसेव्यक्तियोंकोउसतारीख तकप्रतिनियुक्तिकेनिर्बधनोंपररखाजाएगाजिसतारीखसेउन्हें सशस्त्रबलसेनिर्मुक्तकियाजानाहै,तत्पश्चातउन्हेंपुनर्नियोजनपर बनेरहनेदियाजासकताहैं। 


...... 


.. 


" 


.. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


[फा.सं.4/3/एसएसबी/सीएससी/वाहिनी/09/एसएफएस] 

नीरजकंसल,निदेशक(कार्मिक) 


____ 15 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 (1)] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th May, 2012 


GS.R . 348 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) and clauses (a ) and (c) of 
sub - section ( 2 ) ofSection 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007 ) , and in supersession of 
the Sashastra Seema Bal Combatised Medics Cadre (Non - Professional) Group C posts RecruitmentRules, 
2008, in so far as they relate to the posts of Sub - Inspector (Medic ),Assistant Sub - Inspector (Medic ) and 
Head Constable (Medic ), except as respects things done oromitted to be done before such supersession , 
the Central Government herebymakes the following rules regulating the method ofRecruitment to the Group 
B and Group C posts of the Combatised Medics Cadre (Non - professional ) in the Sashastra Seema Bal 
under the Ministry of HomeAffairs, namely : 


1. Short title and commencement.- ( 1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal 
Combatised Medics Cadre (Non - professional ) Group B and C posts Recruitment Rules, 2012. . . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette , 


2 . Application . These rules shall apply to the posts specified in column ( 1) of the Schedule annexed 
to these rules. 


: : 3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale . — The number 
of the posts,their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as 
specified in columns ( 2) to (4 ) of the said Schedule . 


4 . Method of recruitment, age- limit, qualification etc. — The method of recruitment, age - limit , 
qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 13) of the aforesaid 
Schedule. 


5. Disqualification . — No person , 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 


(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post : 


- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other party to themarriage and that there are other grounds 
for so doing , exempt any person from the operation of this rules. 


6 . Medical Fitness. — Notwithstanding anything contained in these rules, only those personswho 
are in medicalcategory SHAPE -1, shall be eligible for appointment under the provisions ofthese rules. 


[ 17 II – OS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Explanation. For the purpose ofthis rule , " SHAPE - 1"means Medical category defined as under :-- 


(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given 

factors indicated by the code letters SHAPE , which representthe following functions: 


S - Psychological 
H - Hearing 
A • Appendages 
Pi . Physical Capacity 

E - Eyesight 
(ü ) Functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against 

each code letter , indicating declining functional efficiency and the numerals willbe written next to 
the code letter, except thatwhere an officer is in Grade-I in all factors , his category may be 
denoted by writing SHAPE -I instead of writing S1H1A1P1E1.General evaluation of these 
numerals is as under : 


(a) Fit for all duties any wherein India. ; 
(b ) Fit for all duties butmay have limitations as to type of duties and area of employability 

depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision 

ofboth ears or eyes. 
(C ) Excepting “ S” factor, fit for routine or sedentary duties butmay have limitationsof employability 

at high altitude (above 2 .700 meters ) extreme cold areas or hilly terrain and for long 

assignments . 
(d ) Temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave . 
(e ) Permanently unfit for duties. 


7 . Superannuation . The personnel appointed under these rules shall retire from service on the 
afternoon of the last day of themonth in which he attains the age of fifty - seven years : 


Provided that the person whose date of birth is the first day of themonth shall retire from service on 
the afternoon of the last date of the preceding month on attaining the age of fifty -seven years. 


8. Liability of service. Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable 
to serve anywhere in India or abroad and perform any work and duty assigned to him there - so . 


9 . Power to relax. - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient 
to do so , itmay, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons. 


10 . Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other 
concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex - servicemen , and 
other special categories ofpersons in accordance with the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard . 
1668 Citi - 5 


18 


SCHEDULE 


Nameofthepost.Numberofposts.ClassificationPayBandandWhetherselection|AgelimitfordirectEducationaland GradePayorPaypostor101-irecruits 

otherqualifications Scaleselectionpost 

requiredfordirect 

recruits (2)(4) 

(6) 1.Sub-Inspector26*(2012)GeneralCentralPayBand-2.SelectionpostNotapplicableNotapplicable |(Medic). 

*SubjecttoService,GroupB":Rs.9300-34800 variation 

Non-Gazetted(Non-andGradePayof dependentonMinisterial) 

Rs.4200 work-loadCombatised 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


---- 


[PART II 


Sec . 3(1)] 


[ 907 11 - O S 3(1) ] 


WhetheragePeriodofMethod 

ofIncaseofrecruitnientbypromotionorIfadepartmentalpromotionalCircumstancesin and 

probation,recruitment,whetherdeputation/absorption,gradesfromwhichcommitteeexists,whatisitswhichUnion educationalifany.bydirectrecruitmentpromotionordeputationorabsorptiontobecomposition 

PublicService qualificationsorbypromotionormade 

Commissionisto prescribed 

beconsultedin fordirectdeputation/absorption 

making recruitswillandpercentageofthe 

recruitment applyinthe 

vacanciestobefilled caseof 

byvariousmethods promotees (8)(9).(10) 

(12) 

(13) NotapplicableTwoyearsHundredpercentbyPromotion:PromotionfromamongstDepartmentalPromotional Notapplicable 

promotionfailingAssistantSub-Inspector(Medic)ofCommitteeconsistingof: whichbydeputationSashastraSeemaBalwithsixyearsregular orre-employmentserviceinthegrade,whohaveundergone|1.DeputyInspectorGeneral, 

promotionalcoursesasprescribedbytheSashastraSeemaBal DirectorGeneral,SashastraSeemaBal. 

:Chairman 


(11) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note1:Wherejuniorswhohave12:Commandant,Sashastra completedtheirqualifyingoreligibility|SeemaBal servicearebeingconsideredfor 

:Member promotion,theirseniorsshallalsobe consideredprovidedtheyarenotshortof3.CommandantorSecond-In therequisitequalifyingoreligibility 

Command(Medical),Sashastra servicebymorethanhalfofsuch 

SeemaBal qualifyingoreligibilityserviceortwo 

:Member years,whicheverislessandhave successfullycompletedtheirprobation periodforpromotiontothenexthigher gradealongwiththeirjuniorswhohave alreadycompletedsuchqualifyingor eligibilityservice. 


(8) 


L 


(9) 


I 


(10) 


Note2:Forthepurposeofcomputingininimumqualifyingservice forpromotion,theservicerenderedonaregularbasisbyanofficer priortothe1stJanuary,2006orthedatefromwhichtherevisedpay structurebasedontheSixthCentralPayCommission recommendationshasbeenextended,shallbedeemedtobeservice renderedinthecorrespondingscaleofpayandgradepayextended basedontherecommendationsoftheCommissionexceptwherethere hasbeenmergerofmorethanonepre-revisedscaleofpayintoone gradewithacommongradepayorpayscale,andwherethisbenefit willextendonlyforthepostorpostsforwhichthatgradepayorpay scaleisthenormalreplacementgradewithoutanyupgradation. 


Deputation:OfficersoftheCentralGovernmentortheState GoverninentorUnionterritoryPoliceOrganisations: 


(a)(i)holdinganalogouspostsonregularbasisintheparentcadreor department;or 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(ii)personsholdingtherankofAssistantSub-Inspector(Medic)or equivalentpostwhohaverenderednotlessthansixyearsregular serviceinthegradeorpersonseligibleforappointmenttosuchposts intheparentcadreordepartment;and 


(b)possessingthefollowingeducationalqualificationsand experience: (1)10thClasspassfromarecognisedBoardorInstitution;or 


(ii)shouldhaveelementaryknowledgeofFirstAidanddressingof woundsorknowledgeofDaiorAyaswork. 


- 


--- 


Note1:Thedepartmentalofficerswhoareinthedirectlineof promotionshallnotbeeligibleforconsiderationforappointmenton deputation.Siinilarlythedeputationistshallnotbeconsideredfor appointmentbypromotion. 


(PART I- Sec . 3 (1)] 


- 


.... 


----... 


..... 


-...... 


---.. 


- 


. 


. 


[ m 


(9) 


1 


(13) 


C 


9-711th8991 


Note 
2 
: 
The 
period 
of 
deputation 
including 
the 
period 
of deputationinanotherex-cadrepostheldimmediatelypreceding thisappointmentinthesameorsomeotherorganisationor departmentoftheCentralGovernmentshallordinarilynot exceedthreeyears. 


3 (1) ] 


Note3:Themaximumagelimitforappointmentbydeputation 
shallnotbe 
exceedingfifty-two 
yearsasonthe 
closing 
dateof receiptofapplication. 


Note 
4 
: 
For 
purposes 
of 
appointment 
on 
deputation 
or absorptionbasis,theservicerenderedonaregularbasisbyan officerpriortothe1stJanuary,2006orthedatefromwhichthe revised paystructurebasedontheSixthCentralPay Cominissionrecommendationshasbeenextended,shallbe deemedtobeservicerenderedinthecorrespondinggradepayor payscaleextendedbasedontherecommendationsofthe Commissionexceptwheretherehasbeenmergerofmorethan onepre-revisedscaleofpayintoonegradewithacommon gradepayorpayscale,andwherethisbenefitwillextendonly forthepostorpostsforwhichthatgradepayorpayscaleisthe normalreplacementgradewithoutanyupgradation. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Re-employment:Re-employmentofex-servicemenwhohave 
held 
the 
rank 
of 
Assistant 
Sub 
- 
Inspector 
( 
Medic 
) 
or 
equivalent rankinArmedForces. 


TheArmedForcespersonnelduetoretireorwhoaretobe 
transferred 
to 
reserve 
within 
a 
period 
of 
one 
year 
and 
havi 
: 
g 
the requisiteexperienceandqualificationprescribedshallalsobe consideredfordeputation.Suchpersonwouldalsobegiven deputationtermuptothedateonwhichtheyaredueforrelease fromArmedForces.Thereafter,theymaybecontinuedonre employment. 


( 
5 
) 


(6) 


Notapplicable 


Notapplicable 


(1) 2.Assistant 
Sub 
- 
Inspector (Medic) 


-(2) 39*(2012)GeneralCentralPayBand-1,Non-selectionpost *SubjectService,GroupC,Rs.5200-20200 tovariationNon-Gazetted(Non-andGradePay dependentonMinisterial) 

ofRs.2800 work-load 


----- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


[PART IK _ SEC .-3 (1)] 


. 


... 


- 


.. 


-.. 


- 


(8) Not applicable 


(13) Notapplicable 


[ TRUE 3 (1) ] 


L(9)L(10) 

(12) NotHundredpercentPromotion:PromotionfromamongstHeadDepartinentalPromotional applicablebypromotionConstable(Medic)ofSashastraSeemaBalwithfive 
Committee 
consisting 
of 
: 

failingwhichbyyearsregularserviceinthegrade,whohave deputationorre-;undergonepronotionalcoursesasprescribedbythe1.DeputyInspectorGeneral, employmentDirectorGeneral,SashastraSeemaBal. 

SashastraSeemaBal 

:Chairman Note1:Wherejuniorswhohavecompletedtheir qualifyingoreligibilityservicearebeingconsidered 2.Commandant,Sashastra forpromotion,theirseniorsshallalsobeconsideredSeemaBal providedtheyarenotshortoftherequisite 

:Member qualifyingoreligibilityservicebymorethanhalfof suchqualifyingoreligibilityserviceortwoyears,3.CommandantorSecond-In whicheverislessandhavesuccessfullycompletedCommand(Medical), theirprobationperiodforpromotiontothenextSashastraSeemaBal highergradealongwiththeirjuniorswhohave 

:Member alreadycompletedsuchqualifyingoreligibility service. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note2:Forthepurposeofcomputingmininum qualifyingserviceforpromotion,theservice renderedonaregularbasisbyanofficerpriortothe 1stJanuary,2006,orthedatefromwhichtherevised paystructurebasedontheSixthCentralPay Commissionrecommendationshasbeenextended, shallbedeemedtobeservicerenderedinthe correspondinggradepayorpayscaleextended basedontherecommendationsoftheCommission, exceptwheretherehasbeenmergerofmorethan onepre-revisedscaleofpayintoonegradewitha commongradepayorpayscale,andwherethis benefitwillextendonlyforthepostorpostsfor whichthatgradepayorpayscaleisthenorinal. replaceinentgradewithoutanyupgradtion. 


(8) 


(9. 


1 


(10)_ 


(13) 


24 . 


. 


(1l) Deputation:OfficersoftheCentralGovernmentortheState GovernmentorUnionterritoryPoliceOrganisations: 


. 


. 


(a)(i)holdinganalogouspostsonregularbasisintheparent cadreordepartment;or 


. . 


(ii)personsholdingtherankofHeadConstable(Medic)or equivalentpostwhohaverenderednotlessthanfiveyears regularserviceinthegradeorpersonseligiblefor appointmenttosuchpostsintheparent.cadreordepartment; and 


(b)possessingthefollowingeducationalqualificationsand experience: 


(i)10thClasspassfromarecognisedBoardorInstitution;or 


(ii)shouldhaveeleinentaryknowledgeofFirstAidand dressingofwoundsorknowledgeofDaiorAyaswork. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Note1:ThedepartmentalcandidatesinthefeederCategory whoareinthedirectlineofpromotionshallnotbeeligible forconsiderationforappointmentondeputation.Similarly, deputationistshallnotbeeligibleforconsiderationfor appointmentbypromotion. 


Note2:Theperiodofdeputationincludingperiodof deputationinanotherex-cadrepostheldimmediately precedingthisappointmentinthesameorsomeother organisationordepartmentoftheCentralGoverninentshall 
ordinarily 
not 
exceed 
three 
years 
. 
. 


Note3:Theupperagelimitforappointmentondeputation shallnotbeexceedingfifty-twoyearsasontheclosingtlate ofreceiptofapplication. 


PART SEC . 301 


(13) 


1668 ustiz - 7 


[ 9M II — QºS 3 (1) ] 


- - - - 


(11) Note4:Forpurposesofappointmenton deputationorabsorptionbasis,theservice renderedonaregularbasisbyanofficerprior totheistJanuary,2006orthedatefromwhich therevisedpaystructurebasedontheSixth CentralPayCoinmissionrecommendationshas beenextended,shallbedeemedtobeservice 
rendered 
in 
the 
corresponding 
grade 
pay 
or 
pay scaleextendedbasedontherecommendations oftheCommission,exceptwheretherehas beenmergerofmorethanonepre-revisedscale ofpayintoonegradewithacommongradepay orpayscale,andwherethisbenefitwillextend onlyforthepostorpostsforwhichthatgrade payorpayscaleisthenormalreplacement gradewithoutanyupgradation. 


- - - - 


- 


- 


1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Re-employment:Re-employmentofex servicemenwhohaveheldtherankofHead Constable(Medic)orequivalentrankinArmed Forces. 


TheArmedForcespersonnelduetoretireor whoaretobetransferredtoreservewithina periodofoneyearandhavingtherequisite experienceandqualificationprescribed,shall alsobeconsideredfordeputation.Suchperson wouldalsobegivendeputationtermuptothe dateonwhichtheyaredueforreleasefroin ArmedForces.Thereafter,theymaybe 
continued 
on 
re 
- 
employment 
. 


(5) 


3.HeadConstable (Medic) 


Non-selectionpost 


(6) Notapplicable 


(7) Notapplicable 


(2) 88*(2012) *Subject tovariation dependenton work-load 


GeneralCentralPayBand-1, Service,Group C ,Rs.5200-20200 Non-GazettedandGradePay (Non-Ministerial)ofRs.2400 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


D 


[PART II — Sec: 3(1)] 


( 
12 
) 


( 
8 
) 
L 
( 
9 
) 
Not 
Not 
applicable 
applicable 


1668 42712 - 8 


[ ST II — CUS 3 (1) ] 


- 


- 


- 


(10) 

1 
( 
13 
) 
Hundred 
Promotion 
: 
Promotion 
from 
amongst 
Constable 
( 
Medic 
) 
or 
| 
Departmental 
Promotional 
| 
Not 
percent 
by 
Constable 
( 
Nursing 
Orderly 
) 
of 
Sashastra 
Seema 
Bal 
with 
five 
Committee 
consisting 
of 
: 
- 
applicable 
promotion 
years 
regular 
service 
in 
the 
Pay 
Band 
- 
1 
Rs 
. 
5200 
- 
20200 
with 
failing 
which 
grade 
pay 
Rs 
. 
2000 
who 
have 
undergone 
promotional 
courses 
as 
| 
1 
. 
Commandant 
. 
Sashastra 
by 
deputation 
prescribed 
by 
the 
Director 
General 
, 
Sashastra 
Seema 
Bal 
. 

SeeinaBal or re 

: 
Chairman 
employnient 
While 
considering 
promotion 
of 
Constable 
( 
Medic 
) 
and 

Constable 
( 
Nursing 
Orderly 
) 
who 
have 
been 
appointed 
prior 
to 
2 
. 
Commandant 
or 
Second 
the 
1st 
January 
, 
2006 
, 
Constable 
( 
Medic 
) 
shall 
be 
considered 
as 
In 
- 
Command 
( 
Medical 
) 
, 
senior 
to 
Constable 
( 
Nursing 
Orderly 
) 
. 
After 
the 
1st 
January 
, 
Sashastra 
Seema 
Bal 
2006 
, 
the 
promotion 
of 
Constable 
( 
Medic 
) 
and 
Constable 

:Member 
( 
Nursing 
Orderly 
) 
shall 
be 
considered 
as 
per 
their 
common 
| 
seniority 

13 
. 
Assistant 
Commdant 
, 

Sashastra 
Seema 
Bal 
Note 
1 
: 
Where 
juniors 
who 
have 
completed 
their 
qualifying 
or 

:Member 
eligibility 
service 
are 
being 
considered 
for 
promotion 
, 
their 
seniors 
shall 
also 
be 
considered 
provided 
they 
are 
not 
short 
of 
the 
requisite 
qualifying 
or 
eligibility 
service 
by 
more 
than 
half 
of 
such 
qualifying 
or 
eligibility 
service 
or 
two 
years 
, 
which 
ever 
is 
less 
and 
have 
successfully 
completed 
their 
probation 
period 
for 
promotion 
to 
the 
next 
higher 
grade 
along 
with 
their 
juniors 
who 
have 
already 
completed 
such 
qualifying 
or 
eligibility 
service 
. 


-- - -- - - - 


- 


- - -- - - - - - - - - -- - - 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


Note 
2 
: 
For 
the 
purpose 
of 
computing 
minimum 
qualifying 
service 
for 
promotion 
, 
the 
service 
rendered 
on 
a 
regular 
basis 
by 
| 
an 
officer 
prior 
to 
the 
1st 
January 
, 
2006 
, 
or 
the 
date 
from 
which 
the 
revised 
pay 
structure 
based 
on 
the 
Sixth 
Central 
Pay 
Commission 
recommendations 
has 
been 
extended 
, 
shall 
be 
deemed 
to 
be 
service 
rendered 
in 
the 
corresponding 
grade 
pay 
or 
pay 
scale 
extended 
based 
on 
the 
recomiendations 
of 
the 
Cominission 
, 
except 
where 
there 
has 
been 
merger 
of 
more 
than 
one 
pre 
- 
revised 
scale 
of 
pay 
into 
one 
grade 
with 
a 
common 
grade 
pay 
or 
pay 
scale 
, 
and 
where 
this 
benefit 
will 
extend 
only 
for 
the 
post 
or 
posts 
for 
which 
that 
grade 
pay 
or 
pay 
scale 
is 
the 
normal 
replacement 
grade 
without 
any 
upgradtion 
. 


28 


( 
12 
) 


| 


(11) Deputation:OfficersoftheCentralGovernmentortheState GovernmentorUnionterritoryPoliceOrganisations: 


. . 


(a)(i)holdinganalogouspostsonregularbasisintheparentcadre ordepartment;or 


(ii)personsholdingtherankofConstable(Medic)orConstable (NursingOrderly)orequivalentpostwhohaverenderednotless thanfiveyearsregularserviceinthegradeorpersonseligiblefor appointmenttosuchpostsintheparentcadreordepartment;and 


(b)possessingthefollowingeducationalqualificationsand experience: 


a 


(i)101ClasspassfromarecognisedBoardorInstitution;or 


(ii)shouldhaveelementaryknowledgeofFirstAidanddressing ofwoundsorknowledgeofDaiorAyaswork. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Note1:Thedepartmentalcandidatesinthefeedercategorywho areinthedirectlineofpromotionshallnotbeeligiblefor considerationforappointmentondeputation.Simnilarly, deputationistshallnotbeeligibleforconsiderationfor appointmentbypromotion. 


Note2:Theperiodofdeputationincludingperiodofdeputation inanotherex-cadrepostheldimmediatelyprecedingthis appointinentinthesameorsomeotherorganisationordepartment oftheCentralGovernmentshallordinarilynotexceedthreeyears. 


Note3:Theupperagelimitforappoiiitmentondeputationshall notbeexceedingfifty-twoyearsasontheclosingdateofreceipt ofapplication. 


[PART II Sec . 3 (1)] 


- 


1 


(10) 


( 
12 
) 


(13) 


[ YM KOS 3 (1) ] 


Note4:Forpurposesofappointmentondeputationor absorptionbasis,theservicerenderedonaregularbasisbyan officerpriortothe1stJanuary,2006orthedatefromwhich therevisedpaystructurebasedontheSixthCentralPay Commissionrecommendationshasbeenextended,shallbe deemedtobeservicerenderedinthecorrespondinggradepayi orpayscaleextendedbasedontherecommendationsofthe Commission,exceptwheretherehasbeenmergerofmorethan; oljepre-revisedscaleofpayintoonegradewithacominon gradepayorpayscale,andwherethisbenefitwillextendonly forthepostorpostsforwhichthatgradepayorpayscaleis thenormalreplacementgradewithoutanyupgradation. 


Re-employment:Re-employmentofex-servicemenwhohave [heldtherankofConstable(Medic)orConstable(Nursing Orderly)orequivalentrankinArmedForces. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TheArmedForcespersonnelduetoretireorwhoaretobe transferredtoreservewithinaperiodofoneyearandhaving therequisiteexperienceandqualificationprescribed,shallalso beconsideredfordeputation.Suchpersonwouldalsobe givendeputationtermuptothedateonwhichtheyareduefor releasefromArmedForces.Thereafter,theymaybe continuedonre-employınent. 


[F.No.4/3/SSB/CSC/BN/09/SFS]· NEERAJKANSAL,Director(Personnel) 


: 


PrintedbytheManager,GovernmentofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


67 


